निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 वैशाख 1935 ( श ) 
पटना, बुधवार, 8 मई 2013 


( सं० पटना 371) 


सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग 


- - - - 


- 


। 


।।। 


अधिसूचना 

8 मई 2013 
सं0 प्रेस - 393 / 09 - 172 - 39 / सू0ज0स0वि0 — बिहार पत्रकार कल्याण कोष नियमावली 2010 में प्रदत्त नियमों 
के तहत “बिहार पत्रकार कल्याण कोष अभिचालन समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है : 
__ 1. प्रधान सचिव / सचिव, सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग 

अध्यक्ष 
2. निदेशक, सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग 

उपाध्यक्ष 
3. संयुक्त / उप निदेशक ( प्रेस), सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग 

सदस्य सचिव 
वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि ( उप - सचिव से अन्यून पंक्ति के ) 

सदस्य 
गृह विभाग का एक प्रतिनिधि ( उप - सचिव से अन्यून पंक्ति के ) 

सदस्य 
6. श्री विनोद बंधु , राजनीतिक संपादक , हिन्दुस्तान , पटना 

सदस्य 
7. श्री स्वयं प्रकाश , स्थानीय संपादक , प्रभात खबर, पटना 

सदस्य 
8. श्री संजय कुमार, समाचार संपादक , आकाशवाणी, पटना 

सदस्य 
9. श्री ब्रजेश मिश्र, विशेष संवाददाता, जीन्यूज , पटना । 

सदस्य 
10. श्रीमती रजनी शंकर, ब्यूरो चीफ , यू0एन0आई0, पटना 

सदस्य 
11 . श्री मदन कुमार, विशेष संवाददाता, टाईम्स ऑफ इंडिया, पटना - सदस्य 

( 2) उक्त समिति की अवधि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी । 
(3) बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कोई दैनिक भत्ता / यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । 
( 4 ) इस अधिसूचना के निर्गत होते ही तत्संबंधी पूर्व निर्गत अधिसूचना स्वतः अवक्रमित हो जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा, 
सरकार के सचिव । 


।। 


। 


। 


The 8th May 2013 
No. Press - 393/09- 172 - 39 / I & PRD — " Bihar Journalist s Welfare Fund Steering 
Committee " is organised hereby in the following manner under provisions of " Bihar 
Journalist s Welfare Fund Rules 2010 " . 


asr JGIC ( 31HTERUT), 8 HS 2013 


1 . Principal Secretary /Secretary , Information & Public Relations Department 

Chairman 
2 . Director, Information & Public Relations Department 

- Deputy Chairman 
3 . Joint/Deputy Director ( Press ), Information & Public Relations Department 

Member Secretary 
4 . One representative from Finance department 
(No lower than Deputy Secretary rank ) 

Member 
5 . One representative from Home department 
(No lower than Deputy Secretary rank ) 

Member 
6 . Mr. Vinod Bandhu , Political editor, Hindustan ,Patna 

Member 
7 . Mr. Swayam Prakash , Resident Editor, Prabhat Khabar, Patna 

Member 
8 . Mr. Sanjay Kumar, News Editor, Aakashwani, Patna 

Member 
9 . Mr. Brajesh Mishra , Special Correspondent, Zee news, Patna 

Member 
10 . Mrs . Rajni Shankar, Bureau Chief , UNI,Patna 

Member 
11 . Mr. Madan Kumar , Special Correspondent, Times of India , Patna — Member 
(2 ) The abovementioned Committee will exist for one year from the date of issue of 

notification . 

No T . A / D . A willbe applicable to the members participating in meeting . 
( 4 ) 

The Prior notification will lapse automatically from the date of issue of this 
notification . 

By order of the Governor of Bihar, 

BRIJESH MEHROTRA , 
Secretary to Government. 


- 


( 3 ) 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JHC ( 31HTERUT ) 371-571+ 200 - odontol 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


